रजिस्ट्री सं.डीएल-( एन ) 04/ 0007/ 2003-20 


REGISTERED No.- DL- ( N ) 04/0007/ 2003-20 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- सा .- 26052020-219548 

CG- DL- W - 26052020-219548 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 20 ] 


. 


नई दिल्ली, शनिवार, मई 16 - मई 22, 2020 ( वैशाख 26 , 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY,MAY 16MAY 22 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942 ) 


No.20 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग -खण्ड 2 
[PART I - SECTION 21 


[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments , Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ] 


क्रम. सं . 


अंतरिक्ष विभाग 

बेंगलूर -560094, दिनांक 13 मई 2020 
सं . A.27012/2/ 2020-| - अंतरिक्ष विभाग के यू.आर.एस.सी के निम्नलिखित वैजानिकों/ इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपनी 
अधिवर्षिता आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है । 
नाम ( डॉ ./ श्री/ श्रीमती/ कु.) 

पदनाम 

अधिवर्षिता की तिथि 
1 . 

वैज्ञानिक/ अभियंता- एसजी 

31/10/2019 
2 . श्रीदत्ता दीक्षित 

वैज्ञानिक / अभियंता- एसजी 

31/10/2019 
3 . नागेश एस खार्वि 

वैज्ञानिक / अभियंता- जी 

31/10/2019 
4 . ज्ञान प्रकाश पी 

वैज्ञानिक/ अभियंता- एसई 

31/10/2019 
के वी रमण बाबु, अवर सचिव 


मुक्ता बी के 


बेंगलूर-560094, दिनांक 22 अप्रैल 2020 
सं . ए.12011/5/2020-1 — राष्ट्रपति, डॉ. एम सुब्रमण्यम, भा.रा.से. ( सी & सी.ई .1991), को पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर , 7 वां के.वे.आ. के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में दिनांक 20.03.2020 के पूर्वाहन से अगले आदेश तक, समानव 
अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी. ), बेंगलूरू में नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

एम रामदास, उप सचिव 
(369) 


1--62GI/ 2019 


370 


भारत का राजपत्र, मई 16, 2020 ( वैशाख 26, 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -01, दिनांक 20 मार्च 2020 


सं . 1-18011/08/2017- आई.पी.एस.-4 — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं : 
क्रम सं . | परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
1 . श्री पंडित महेन्द्र कमलाकर, भा.पु.से. (एम.एच.: 2013) 

03.12.2016 
श्री हर्ष ए. पोदार, भा.पु.से. (एम.एच.:2013 ) 

06.12.2015 
3 . श्री बच्चन सिंह, भा.पु.से. ( एम.एच.: 2013 ) 

02.09.2015 


2 . 


अंजन सरकार , अवर सचिव 


दिनांक 1 मई 2020 


सं . 1-18011/11/2019- आई.पी.एस.-4 — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम , 1954 के नियम 3ए द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं : 
क्रम सं. | परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
1 . श्री राहुल शर्मा, भा.पु.से. (हरियाणा: 2009 ) 

31.08.2011 
2 . श्री दीपक गहलावट , भा.पु.से. (हरियाणा: 2012 ) 

03.09.2014 
3. श्री जशनदीप सिंह रंधवा, भा.पु.से. (हरियाणा: 2012 ) 

03.09.2014 
4 . श्री अर्पित जैन , भा.पु.से. ( हरियाणा: 2014) 

22.12.2018 
5 . सुश्री अन्शु सिंगला , भा.पु.से. ( हरियाणा: 2014) 

22.12.2018 


, 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


दिनांक 13 मई 2020 


सं . 1-18011/12/ 2019- आई.पी.एस. -4 — भारत के राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3- क द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री दीपा सत्यन, भा.पु.से. (तमिलनाडु: 2015) को दिनांक 28.12.2019 से भारतीय पुलिस सेवा में 
स्थायी करते हैं । 


अंजन सरकार , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2020 
सं . 15/पीबी-1/2020 — श्रीमती सरला शर्मा ( जन्म तिथि 17.09.1960) भारतीय विदेश सेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत 
ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी 07 अप्रैल , 2020 के अपराहन से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के पश्चात सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गई हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 16/पीबी-1/2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री जे. डी. बख्शी ( जन्म तिथि 22.03.1960) भारतीय विदेश सेवा 
( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , मई 16, 2020 ( वैशाख 26, 1942 ) 


371 


सं. 17/पीबी-1/ 2020 अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , सुश्री बिमला कोहली ( जन्म तिथि 25.03.1960) भारतीय विदेश 
सेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गई हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 18/पीबी-1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री सुनील कुमार भट्टाचार्यजी ( जन्म तिथि 24.03.1960) भारतीय 
विदेश सेवा ( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से 
सेवानिवृत हो गये हैं । 


मनोज कुमार साहू, 

प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 19/पीबी-1/2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री दर्शन सिंह नेगी ( जन्म तिथि 16.03.1960 ) भारतीय विदेश सेवा 
( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं । 

मनोज कुमार साहू, 

प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 20/पीबी-1/2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , सुश्री रूमा अग्रवाल ( जन्म तिथि 16.03.1960) भारतीय विदेश सेवा 
( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गई हैं । 

मनोज कुमार साहू , प्रशासनिक अधिकारी 


सं. 21/पीबी -1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री हरिंदर सिंह बिष्ट ( जन्म तिथि 29.03.1960) भारतीय विदेश 
सेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- || व III के अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गये हैं । 


मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी 


दिनांक 12 मई 2020 


सं . 22/पीबी-1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री आई. डी. राजू ( जन्म तिथि 24.04.1960) भारतीय विदेश सेवा 
( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गये हैं । 


मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 23/पीबी -1/ 2020 - अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , सुश्री एम. श्रीदेवी ( जन्म तिथि 12.04.1960) भारतीय विदेश सेवा 
( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- || व ||| के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गई हैं । 


मनोज कुमार साहू , प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 24 /पीबी-1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री देबाशीष सिन्हा ( जन्म तिथि 15.04.1960) भारतीय विदेश सेवा ( ख) 
के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं । 


मनोज कुमार साहू, 

प्रशासनिक अधिकारी 


372 


भारत का राजपत्र , मई 16, 2020 ( वैशाख 26, 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


सं . 25 /पीबी -1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री राकेश कुमार सचदेवा ( जन्म तिथि 04.04.1960) भारतीय विदेश 
सेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गये हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 27/पीबी -1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सुश्री प्रवीण शर्मा ( जन्म तिथि 19.04.1960 ) भारतीय विदेश सेवा 
( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गई हैं । 


मनोज कुमार साहू, 

प्रशासनिक अधिकारी 


नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2020 


सं . 26/पीबी-1/ 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री दीपक आहूजा ( जन्म तिथि 22.04.1960) भारतीय विदेश सेवा 
( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल , 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गये हैं । 


जितेंद्र कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी 


PART I — SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 16 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942) 


373 


DEPARTMENT OF SPACE 


on 


Bangalore -560 094 , the 13th May 2020 
No. A.27012 /2 / 2020-1 — Consequent on attaining the age of superannuation the following 
Scientists/Engineers in the U R RAO Satellite Centre of the Department of Space have relinquished the charge of 
the post with effect from the afternoon of the datesmentioned against each : 


Sl. No. 


Name (Dr./Shri/Smt/Kum .) 


Post 


Date of Relief 


1 . 


Muktha BK 


31/10/2019 


2 . 


Shridatta Dixit 


31/10/2019 


Sci.Engr - SG 
Sci.Engr -SG 
Sci.Engr -G 
Sci.Engr- SE 


3 . 


Nahesh S Kharvi 


31/10/2019 


4 . 


Gnana Prakash P 


31/10/2019 


KV RAMANA BABU , Under Secretary 


Bengaluru -560094 , the 22nd April 2020 
No. A.12011/5/2020-1 — The President is pleased to appoint Dr. M Subramanyam , IRS (C & CE :1991), as 
Controller, Human Space Flight Centre (HSFC ), Bengaluru, in Level-14 of the Pay Matrix as per the 7th CPC , on 
deputation basis, for a period of five years, with effect from the forenoon of 20.03.2020 or until further orders, 
whichever is earlier. 


M RAMADAS , Deputy Secretary 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi- 01 , the 20th March 2020 
No. I- 18011/08 /2017 - IPS.IV - In exercise of powers conferred by Rule -3A of the Indian Police Service 
(Probation ) Rules, 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police 
Service borne on the cadre of Maharashtra, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against 
their names: 


Sl. No. 


Date of confirmation 

03.12.2016 


1 . 


Name of the IPS Probationer 
Shri Pandit Mahendra Kamalakar, IPS (MH : 2013 ) 
Shri Harsh A. Poddar, IPS (MH :2013) 
Shri Bachchan Singh , IPS (MH :2013 ) 


2 . 


06.12.2015 


3 . 


02.09.2015 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


The 1st May 2020 
No. I- 18011/ 11/2019 - IPS.IV - In exercise of powers conferred by Rule -3A of the Indian Police Service 
(Probation ) Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police 
Service borne on the cadre of Haryana, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against 
their names : 


Sl. No. 


Date of confirmation 

31.08.2011 


1 . 


2 . 


03.09.2014 


Name of the IPS Probationer 
Shri Rahul Sharma, IPS (HY: 2009) 
Shri Deepak Gahlawat , IPS (HY: 2012 ) 
Shri Jashandeep Singh Randhawa, IPS (HY: 2012 ) 
Shri Arpit Jain , IPS (HY : 2014 ) 
Ms. Anshu Singla , IPS (HY: 2014 ) 


3 . 


03.09.2014 


4 . 


22.12.2018 


5 . 


22.12.2018 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


374 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 16 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942) 


[PART I - SEC 2 


The 13th May 2020 


No. I- 18011/ 12/ 2019- IPS.IV - In exercise of powers conferred by Rule - 3A of Indian Police Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm Ms. Deepa Sathyan , IPS ( TN : 2015 ), in the 
Indian Police Service with effect from 28.12.2019 . 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 17th April 2020 


No. 15 / PB -1/2020 — Smt. Sarla Sharma (DOB : 17.09.1960 ), an officer of the Integrated Grades II & III of 
General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired from Government service after taking voluntary retirement 
w.e.f. the afternoon of 7th April , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 16 /PB - 1/2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. J. D. Bakshi (DOB : 22.03.1960), an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government 
service in the afternoon of 31st March , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 17 /PB -1/2020 — On attaining the age of superannuation , Ms. Bimla Kohli ( DOB : 25.03.1960 ), an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government 
service in the afternoon of 31st March , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 18 /PB -I/ 2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. Sunil Kumar Bhattacharjee (DOB : 
24.03.1960 ) , an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired 
from Government service in the afternoon of 31st March , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 19 /PB -1/2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. Darshan Singh Negi (DOB : 16.03.1960 ), 
an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired from Government 
service in the afternoon of 31st March , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 20 /PB - I/ 2020 — On attaining the age of superannuation , Ms. Ruma Aggarwal (DOB : 16.03.1960 ), an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government 
service in the afternoon of 31stMarch , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 21/PB - I/ 2020 — On attaining the age of superannuation, Mr. Harinder Singh Bisht (DOB : 29.03.1960) , 
an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired from Government 
service in the afternoon of 31stMarch , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 16 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942 ) 


375 


The 12th May 2020 


No. 22/PB- 1/2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. I D Raju (DOB : 24.04.1960 ), an officer of 
the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government service in 
the afternoon of 30th April, 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 23/ PB - 1/ 2020 — On attaining the age of superannuation , Ms. M. Sridevi (DOB : 12.04.1960 ), an officer 
of the Integrated Grades II & III ofGeneral Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government service in 
the afternoon of 30th April, 2020 . 

MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 24 /PB- 1/2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. Debashis Sinha ( DOB : 15.04.1960), an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government 
service in the afternoon of 30th April, 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 25 /PB -I/2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. Rakesh Kumar Sachdeva (DOB : 
04.04.1960 ), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired 
from Government service in the afternoon of 30th April, 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


No. 27 /PB - I/ 2020 — On attaining the age of superannuation , Ms. Praveen Sharma (DOB : 19.04.1960), an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government 
service in the afternoon of 30th April, 2020 . 

MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer 


New Delhi, the 11th May 2020 


No. 26 /PB - 1/ 2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. Deepak Ahuja (DOB : 22.04.1960 ), an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ), retired from Government 
service in the afternoon of 30th April , 2020 . 


JITENDRA KUMAR SINGH , Administrative Officer 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्ये रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई- प्रकाशित 
UPLOADE BY GE L MANAGER , GOVERNMENT OF DIA PRESS , INTO ROAD , W DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 


SUBIR 

Digitally signed by 

SUBIR NARAYAN 
NARAYA GARAI 

Date:2020.05.26 
N GARAI 09:53:52 + 05 30 


